निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 माघ 1934 ( श0 ) 
( सं0 पटना 119 ) पटना, शुक्रवार , 8 फरवरी 2013 

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 

- - - - - 
अधिसूचना 

7 फरवरी 2013 
सं0 नि० प्रा०/नि० 1- 23 /2012 - 176 — चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम , 1935 की धारा - 14 ( क ) में किये गये 
संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1273 दिनांक 01.03. 2012 के क्रम में उक्त अधिनियम 
के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति , जो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है , 
का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है । 

___ और , चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न परिशिष्ट - 1 में अंकित प्राथमिक सहकारी समितियों के 
प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है । 

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम , 2008 की धारा - 4 एवं बिहार सहकारिता 
अधिनियम , 1935 ( यथा संशोधित , 2008 ) की धारा - 14 क तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा परिशिष्ट - 2 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार परिशिष्ट - 1 में अंकित सहकारी 
समितियों के उनकी उपविधियों में यथा अंकित प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष/ सदस्यों के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की 
स्थिति में , मतदान हेतु दिनांक 11.03. 2013 ( सोमवार ) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से 
अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम / नियमावली / प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के प्रबंधकारिणी समिति के 
पदधारकों को निर्वाचित करें । 

निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न मानक प्रपत्र - 1 
( परिशिष्ट - 3 ) में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर सूचना दिनांक 12.02. 2013 को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे । 

आदेश से , 
एन० एस० माधवन , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 फरवरी 2013 


I 


13 


परिशिष्ट - 1 

असंबद्ध समितियों की सूची 
क्रमांक | जिला | प्रखण्ड का नाम 

प्राथमिक सहकारी समितियों के नाम 
पटना पटना सदर नगला सहकारी उप .भं .लि . 

पटना सदर शिव ध्यान नगर सह. गृह निर्माण स . स . लि . 
पटना सदर नशेमन सह . गृह निर्माण स. स.लि . 
पटना सदर अजीमाबाद सह. गृह निर्माण स. स., 
पटना सदर । कुसुम नगर सह . गृह निर्माण स. स ., 
पटना सदर तारा निकेतन सह. गृह निर्माण स. स. लि . 
पटना सदर भाभा सह . गृह निर्माण स . स.,लि . एम . आई. जी . - 30, कंकड़बाग , 

पटना - 20 
पटना सदर वेणु बिहार सह. गृह निर्माण स . स.,लि . पटेल नगर पटना - 23 , 
पटना सदर शिव भवानी सह. गृह निर्माण स. स. लि . पटना, भेटनरी गली, 

राजाबाजार 
पटना सदर इमारत को - ऑपरेटिव हाउस गृह निर्माण स. स. लि . एस . पी . वर्मा 

रोड पटना, 
पटना सदर | वसेरा हाउसिंग सोसाईटी लि . पटना, सरदार पटेल पथ उत्तरी 

कृष्णापुरी , पटना 
12 

पटना सदर विश्वेश्वरैया नगर सह. गृह निर्माण स. लि . आशियाना नगर , पटना 

पटना सदर सर्वोत्तम सह. गृह निर्माण स. लि . एक्जीविशन रोड पटना 
14 

पटना सदर । ज्ञानधारी सह. गृह निर्माण स. लि . बहादुरपुर, पटना, 
15 

पटना सदर राजीव नगर सह. गृह निर्माण स. लि . दीघा घाट , पटना 
पटना सदर गगन सह. गृह निर्माण स. लि . एक्जीविशन रोड, पटना 

पटना सदर श्री कृष्णापुरी सह. गृह निर्माण स. लि . आदर्श कॉलनी, पटना 
18 

पटना सदर । खड़ग सह. गृह निर्माण स. लि . बुद्धा कॉलनी, पटना 
19 

पटना सदर | हरि ओम सह. गृह निर्माण स. लि . मोहनपुर, न्यु पुनाईचक , पटना 
पटना सदर | अगमकुआँ सह . गृह निर्माण स. लि . रतनाकर भवन , भिवना पहाड़ी , 

पटना 
पटना सदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाईजरिंग स्टाफ को - ऑपरेटिव 

सोसाईटी स . लि . बेली रोड, पटना 

पटना सदर आम्रपाली महिला विकास स. स. लि . राजीव नगर, पटना 
23 

पटना सदर | पाटलीपुत्र सह. उप. भं . लि . 
पटना सदर यूनियन बैंक इम्पलाईज क्रेडिट को - ऑपरेटिव सोसाईटी स . लि . 

फ्रेजर रोड, पटना 
पटना सदर | बिहार राज्य विद्युत र्बोर्ड कर्मचारी बचत एवं साख स. स . लि . 

विद्युत भवन, बेलीरोड, पटना 
26 

पटना सदर लाल बहादुर सह. गृह निर्माण स. लि . बेहरामपुर हाउसिंग कॉलनी 
27 

पटना सदर आदर्श महिला विकास समिति लि . राजेन्द्र नगर, पटना 
28 

मनेर सार्वजनिक शेरपुर पं. स.भं.लि. शेरपुर , मनेर 

फतुहा | कर्मचारी सह. गृह निर्माण स. स. , 
सहरसा नवहट्टा लालपुर औधेगिक स . स . लि . ग्राम - लालपुर, पोस्ट - डरहार, 

सहरसा 


16 


17 


22 


24 


29 


30 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 फरवरी 2013 


परिशिष्ट - 2 
प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम 
(i) निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र - 1 में सूचना का प्रकाशन 12.02.2013 ( मंगलवार ) 


(ii) नामांकन की तिथि एवं समय 


27. 02. 2013 ( बुधवार ) 
11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


(iii ) संवीक्षा की तिथि एवं समय 


28. 02. 2013 ( बृहस्पतिवार ) 
11 बजे पूर्वाह्न से लगातार 


( iv ) | अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि 


01. 03.2013 ( शुक्रवार ) 
11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


( v) मतदान , अगर आवश्यक हो 


11. 03. 2013 ( सोमवार ) 
7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक 


( vi ) मतगणना 


11. 03 . 2013 ( अपराह्न 3 - 4 बजे से ) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


परिशिष्ट - 3 

.. समिति , 
प्रपत्र - 1 

सूचना का प्रपत्र 
( प्रबंधकारिणी समिति के पदधारकों के निर्वाचन के लिए ) 


.... .. , पता .... 


....... समिति , निबंधन संख्या ....... 
............. के प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक .................... को किया जाना है । 


मैं 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


....निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ : 
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम ) 

आम सूचना 
(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या ......... है , जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है - 
पद 

निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 


2. 


उपविधि में यथा वर्णित पदों का आरक्षण सहित ( यदि कोई 
हो ) उल्लेख करें 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 फरवरी 2013 
(ii) नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.... .............. अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर 

( स्थान का नाम ) 
सकने की स्थिति में .... 

. ... को ............... 

......... पर दाखिल किया जा सकता 
( उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम ) 

( स्थान का नाम ) 
है । नामांकन पत्र दिनांक 

................. .... बजे पूर्वाह्न से .... बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है । 

( नामांकन पत्र दाखिला की तिथि ) 
(iii ) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक......................... से दिनांक......................तक ..... 
............................बजे से............................. बजे तक प्राप्त किया जा सकता है । 
(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक....................... को .............. ............पर ... बजे पूर्वाह्न से ... बजे 

( स्थान का नाम ) 
अपराह्न तक की जायेगी । 


( v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक... 

...... ... को ..... बजे अपराह्न से ... बजे अपराह्न के पूर्व 
तक .......... 

.............. पर दाखिल की जा सकती है । 
( स्थान का नाम ) 
(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.............. को 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक होगा । 


( vii ) मतदान केन्द्र 


...... ( पूरा पता ) में अवस्थित होगा । 


( Viii) मतगणना दिनांक.... 


...... को .... 


....बजे से.......... 


............. पर की जायेगी । 


( स्थान का नाम ) 


स्थान 
तिथि - 


निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 119 - 571 + 50 -डी०टी०पी० । 

Website: http:// egazette . bih. nic.in 


